i 


. 


. 


रजिस्ट्री संडीएल -33004/ 97 


REGD . NO . D . L .-33004 /97 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


मत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. . SECRETART 


- 


- 


- v - 


1 


भाग - खण्ड 3 - उप - खंड (i ) 
PART II — Section 3- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


* 


: - - - 


सं . 62 ] 
No. 62 ] . 


नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 1997 /माष 25 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14 , 1997/MAGHA 25 , 1918 


।। 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1997 

सं . 12/ 97 - सेवा कर . 
सा . का . नि . 74 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 
1994 ( 1994 का 32 ) की धारा १3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 
साधारण बीमा कारबार के संबंध में जन आरोग्य बीमा पालिसी के किसी 
पालिसी धारक को साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ताद्वारा 
दी गई कराधेय सेवाओं को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर 
उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देती है । 

[ फा. सं. 150/ 3/96 - मी एक्स. 4 ] 

एस. सी. भाटिया , अवर सचिव 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 फरवरी, 1997 

सं. 13/97 - सेवा कर 
सा. का , नि . 75 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 
1994 ( 1994 का 32 ) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐमा करना आवश्यक है , 
संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को तार प्राधिकरण और साधारण 
बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय 
सेवाओं को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय 
सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देती है । 
378GI / 97 


स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, " अंतरराष्ट्रीय 
संगठन " से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ) अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 16 ) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
घोषित ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसको उक्त अधिनियम की 
अनुसूची के उपबंध लागू होंगे । 

[ फा , सं. 149/ 2/ 96 - सी एक्स . 4 ] 

___ एस. सी. भाटिया, अवर सचिव 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1997 

सं. 14/97 - सेवा कर 
सा. का . नि . 76 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 
1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं5/ 
96 - सेवा कर, तारीख 3 अप्रैल, 1996 का निम्नलिखित और संशोधन 
करती है , अर्थात् :--- 

उक्त अधिसूचना में , - 
( क ) " उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय 

सम्पूर्ण सेवा कर से , राजनायिक मिश्नों या उनके सदस्यों 
को तार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं 
से छूट देती है " शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा , अर्थात् : -- 
। उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर 
उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से, राजनायिक मिश्नों या 
उनके सदस्यों को तार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- — SEC. 3 ( ) ] 


VILL 


Explanation For the purpose of this notification , “ In 
ternational Organisation " means an International Organisation 
declared by the CentralGovernment in pursuance of Section 
3 of the United Nations (Priviliges and Immunities ) Act, 1947 
( 46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the 
said Act shall apply. 


कराधेय सेवाओं से छूट देती है : 
परन्तु फ्रांस से संबंधित क्रम सं. 78 और नार्वे से संबंधित 
क्रम सं. 80 की बाबत इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 
राजदूतावास भवन और राजदूत निवास के टेलीफोनों की 

ad GIMTA " , 
3114274, 
( i) 064 . 65 | SHÀ Hafua afafe 

किया जाएगा; और 
( ii ) 972 . 78 T JET FEU ufafe am 

निम्नलिखित अंत: स्थापितकिया जाएगा, अर्थात् : 


( u ) 


( 1 ) 


- 


7 


- 


" 79. 


( 2 ) 
मैक्सिको 
नार्वे 
fa !! 


80 . 


81. 


( 11 . H . 149 /2 / 96 - V91 -4 ] 

एस. सी . भाटिया, अवर सचिव 
US fuut : - - 4 41, 4ra # 75142 HICH .ft. F . 
174 (37 ) FECIT 3- 4 -96 G17 WAT on Theft gen an # 
HIL Folfat. 1 . 542 ( 37 ) fait 26 - 11 - 96 GRT enfera te 

MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th February , 1997 

No. 12 /97 — SERVICE TAX 
G .S .R . 74 (E ). - In exercise of the powers conferred by 
Section 93 of the finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do, hereby exempts the taxable services pro 
vided , by an insurer carrying on general insurance business , 
to a policy holder of Jan Arogya Bima Policy in relation to 
General Insurance Business , from the whole of service tax 
leviable thereon under Section 66 of the said Act. 

[ F .No. 150 /3 /96 -CX . 41 
S . C . BHATIA , Under Secy . 


. . [F .No . 149/2/ 96 -CX . 4 ] 

S . C . BHATIA , Under Secy . 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th February , 1997 

No. 14 /97 — SERVICE TAX 
G . S. R . 76 ( E ). - In exercise of the powers conferred by 
Section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amend 
ments in the Notification of the Government of India in the 
Ministry ofFinance (Department ofRevenue ),No. 5 /96 - SER 
VICE TAX dated the 3rd April, 1996 , namely :-. 

In the said notification , — 
(a ) for the words " section 66 of the said Act” , the fol 

lowing shall be substituted , namely :-- 
" Section 66 of the said Act : 
Provided that the exemption contained in this noti 
fication in respect of serial No. 78 relating to France 
and serial No. 80 relating to Norway shall be appli 
cable in respect of telephones of the Embassy Build 

ing and the Ambassador s residence " . 
(b ) in the Schedule, - - 
(i) serial No. 65 and the entry relating thereto shall 

be omitted ; 
( ii ) after serialNo. 78 and the entry relating thereto , 
the following shall be inserted , namely : 

( 2 ) 
Mexico 

Norway 
81. 

Egypt" . 
FOOT NOTE : The Principalnotification was published 
in the Gazette of India vide G . S. R . No. 174 ( E ) dated 3 .4 . 96 
and subsequently amended by G . S.R . No, 542 ( E ) dated 
26 .11. 96 . 


- 


- 


- 


- 


TT TTT 


( 1 ) 


- 179 . 
80 . 


[ F . No. 149/2 /96 -CX , 4 ] 
S . C . BHATIA , Under Secy . 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th February , 1997 

No . 13 / 97 — SERVICE TAX 
G .S . R . 75 ( E ). — In exercise of the powers conferred by 
section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the Public 
Interest so to do, hereby exempts the taxable services pro 
vided , by the Telegraph Authority and Insurance business to 
the United Nations or an InternationalOrganisation from the 
whole of service tax leviable thereon under Section 66 of the 
said Act. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapur , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


